SBE 


है 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

5 आषाढ़ 1936 ( श०) 
राँची , गुरुवार 

26 जून , 2014 ( ई० ) 


संख्या 282 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 
25 जून , 2014 


संख्या -3/ प्रो0 -02- 20/ 2014 का . 6518--उप विकास आयुक्त- सह - मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला 
परिषद् , रामगढ़ के पद पर पदस्थापित श्री डिबार जोंको , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 346 / 03 , गृह जिला 
सिंहभूम) को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर के पद पर वेतनमान रू0- 37400 -67000/- ग्रेड पे- 8700 / 
में प्रोन्नति दी जाती है । 


संख्या-3/ प्रो0 - 02 - 20/ 2014 का . 6519-- अपर समाहर्ता, पाकुड़ के पद पर पदस्थापित श्री गन्दुर 
उरांव, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 370 /03 , गृह जिला- राँची ) को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर के पद 
पर वेतनमान रू0- 37400- 67000/- ग्रेड पे - 8700 /- में प्रोन्नति दी जाती है । 


संख्या -3/ प्रो0 -02-20/ 2014 का . 6520-- परियोजना निदेशक , समेकित जनजाति विकास अभिकरण , 
गुमला के पद पर पदस्थापित श्री भोला राम, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 399/03 , गृह जिला- नवादा) को 
संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर के पद पर वेतनमान रू0- 37400 - 67000 /- ग्रेड पे- 8700/- में प्रोन्नति दी 
जाती है । 


___ 2 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार, 26 जून , 2014 
संख्या-3 / प्रो0- 02- 20 / 2014 का . 6521-- प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त, दुमका के पद पर पदस्थापित 
श्री भगवान दास, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 421 / 03 , गृह जिला - भोजपुर ) को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष 
स्तर के पद पर वेतनमान रू0 - 37400-67000/- ग्रेड पे- 8700/- में प्रोन्नति दी जाती है । 


संख्या-3/ प्रो0 - 02 - 20/ 2014 का . 6522 --उप सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले 
विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री राजकुमार चैधरी, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 425 / 03 , 
गृह जिला- नवादा ) को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर के पद पर वेतनमान रू0 - 37400- 67000 /- ग्रेड 
पे- 8700 /- में प्रोन्नति दी जाती है । 


संख्या-3 /प्रो0 -02-20 / 2014 का . 6523 -- अपर जिला दण्डाधिकारी विधि व्यवस्था, धनबाद के पद पर 
पदस्थापित श्री भवानी प्रसाद लाल दास , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 430/ 03 , गृह जिला- सहरसा) को 
संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर के पद पर वेतनमान रू0 - 37400 -67000 /- ग्रेड पे- 8700 /- में प्रोन्नति दी 
जाती है । 


संख्या-3/प्रो0 -02-20 / 2014 का . 6524--मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, धनबाद नगर निगम, धनबाद 
के पद पर पदस्थापित श्री बाल मुकुन्द झा , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 431 / 03 , गृह जिला- सहरसा) को 
संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर के पद पर वेतनमान रू0 - 37400 -67000 /- ग्रेड पे- 8700 /- में प्रोन्नति दी 
जाती है । 


संख्या-3/ प्रो0 - 02-20 / 2014 का . 6525-- सचिव , राज्य निर्वाचन आयोग , झारखण्ड, राँची के पद पर 
पदस्थापित श्री उमेश प्रसाद सिंह , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 432 / 03, गृह जिला- मुंगेर ) को संयुक्त सचिव 
एवं समकक्ष स्तर के पद पर वेतनमान रू0- 37400 -67000 /- ग्रेड पे- 8700 /- में प्रोन्नति दी जाती है । 


संख्या -3/ प्रो0 -02- 20 / 2014 का . 6526 --परियोजना निदेशक, समेकित जनजाति विकास अभिकरण , 
राँची के पद पर पदस्थापित श्री नरेन्द्र कुमार झा , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 434 /03 , गृह जिला - कटिहार ) 
को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर के पद पर वेतनमान रू0 - 37400 - 67000/- ग्रेड पे- 8700/- में 
प्रोन्नति दी जाती है । 


संख्या -3 /प्रो0- 02- 20 / 2014 का . 6527--उप विकास आयुक्त - सह - मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी , 
जिला परिषद्, सिमडेगा के पद पर पदस्थापित श्री शिवेन्द्र सिंह, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 435 / 03 , गृह 
जिला- पूर्णियां) को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर के पद पर वेतनमान रू0- 37400-67000/- ग्रेड पे 
8700/- में प्रोन्नति दी जाती है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) गुरुवार, 26 जून , 2014 
संख्या-3 /प्रो0 -02-20 / 2014 का . 6528--उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग , झारखण्ड, राँची के पद 
पर पदस्थापित श्री विजय कुमार सिंह, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 436 / 03 , गृह जिला- राँची) को संयुक्त 
सचिव एवं समकक्ष स्तर के पद पर वेतनमान रू0 - 37400-67000 /- ग्रेड पे- 8700 /- में प्रोन्नति दी जाती 


संख्या -3/ प्रो0-02-20 / 2014 का . 6529-- उप सचिव, निबंधन विभाग , झारखण्ड, राँची के पद पर 
पदस्थापित श्री मनोज कुमार झा , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 437/ 03 , गृह जिला- सहरसा) को संयुक्त 
सचिव एवं समकक्ष स्तर के पद पर वेतनमान रू0 - 37400-67000 /- ग्रेड पे- 8700 /- में प्रोन्नति दी जाती 


संख्या -3/ प्रो0 - 02 - 20 / 2014 का . 6530 -- उप सचिव , मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड, राँची 
के पद पर पदस्थापित श्री विमल, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक- 438/ 03, गृह जिला- सारण ) को संयुक्त 
सचिव एवं समकक्ष स्तर के पद पर वेतनमान रू0 - 37400-67000 /- ग्रेड पे- 8700 /- में प्रोन्नति दी जाती 


संख्या-3/ प्रो0 -02 -20/ 2014 का . 6531--उप विकास आयुक्त - सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला 
परिषद , लोहरदगा के पद पर पदस्थापित श्री जगजीत सिंह , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 439 / 03, गृह जिला 
मधुबनी) को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर के पद पर वेतनमान रू0- 37400-67000 /- ग्रेड पे- 8700/ 
में प्रोन्नति दी जाती है । 


संख्या -3/ प्रो0 - 02 - 20/ 2014 का . 6532 --उप सचिव, राजस्व पर्षद , झारखण्ड, राँची के पद पर 
पदस्थापित श्रीमती मीना ठाकुर , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 440/ 03 , गृह जिला - वैशाली ) को संयुक्त सचिव 
एवं समकक्ष स्तर के पद पर वेतनमान रू0 - 37400 -67000/- ग्रेड पे- 8700 /- में प्रोन्नति दी जाती है । 


संख्या-3/ प्रो0 - 02 - 20/ 2014 का . 6533 --विशेष कार्य पदाधिकारी, संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 
परिषद , झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री दिलीप कुमार झा , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 442 /03, 
गृह जिला - दरभंगा) को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर के पद पर वेतनमान रू0 - 37400-67000/ - ग्रेड 
पे - 8700/- में प्रोन्नति दी जाती है । 


संख्या -3/ प्रो0 -02 -20/ 2014 का . 6534--उप सचिव , सांस्थिक वित्त , कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन 
विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री अरविन्द कुमार , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 447 / 03, गृह 
जिला - पटना) को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर के पद पर वेतनमान रू0- 37400-67000/- ग्रेड पे 
8700/- में प्रोन्नति दी जाती है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार, 26 जून , 2014 
संख्या-3 / प्रो0- 02- 20 / 2014 का . 6535 -- उप सचिव , कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखण्ड, राँची 
के पद पर पदस्थापित श्री विजय कुमार , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 457/ 03 , गृह जिला - पटना ) को संयुक्त 
सचिव एवं समकक्ष स्तर के पद पर वेतनमान रू0 - 37400-67000 /- ग्रेड पे- 8700 /- में प्रोन्नति दी जाती 


संख्या -3/ प्रो0 -02 -20/ 2014 का . 6536 --उप सचिव, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, झारखण्ड, राँची के 
पद पर पदस्थापित श्री विजय कुमार मुंजनी, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 491 / 03, गृह जिला- पलामू ) को 
संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर के पद पर वेतनमान रू0- 37400 - 67000/- ग्रेड पे- 8700 /- में प्रोन्नति दी 
जाती है । 


संख्या -3 / प्रो0 -02- 20 / 2014 का . 6537-- उप सचिव, कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखण्ड, राँची 
के पद पर पदस्थापित श्री दिलीप कुमार टोप्पो, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 553 / 03 , गृह जिला- राँची) को 
संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर के पद पर वेतनमान रू0 - 37400 -67000 /- ग्रेड पे- 8700 /- में प्रोन्नति दी 
जाती है । 


2. उक्त नव प्रोन्नत पदाधिकारियों को वास्तविक वित्तीय लाभ एवं अन्य सुविधा प्रोन्नत 
पद पर पदभार ग्रहण की तिथि से देय होगी । 


3. यह प्रोन्नति याचिका संख्या- डब्लू0पी0 (एस0 ) संख्या - 3795/ 03 में माननीय न्यायालय 
द्वारा पारित आदेश से प्रभावित होगी । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अखिलेश कुमार बाजपेयी, 


सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 282 –50 | 


